16. 


शासन 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 52 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 28 दिसम्बर 2012 - पौष 7, शके 1934 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 

न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय अमिताभ मिश्र, षष्टम अपर जिला न्यायाधीश, सतना 


एम. जे. सी . 103/2009 


निर्णय दिनांक 16 फरवरी, 2009 


1 . 


2 . 


3 . 


श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी श्री एस. के. गुप्ता, उम्र 22 साल, पेशा गृहकार्य, निवासिनी काका देव नीवन नगर जौहरी सा. के मकान 
में ठेका चौराहा, कानपुर ( उत्तरप्रदेश ). 
श्रीमती देवरती गुप्ता बेवा स्व . श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, उम्र 72 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासिनी गनपतमार्ग, सतना ( मध्यप्रदेश ). 
श्रीमती भावना जैन पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जैन, उम्र 25 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासिनी भुज, कच्छ, गुजरात 
धविस उम्र 7 साल नाबालिक बली जरिये पिता श्री पूनम जैन तनय श्री काजीभाई जैन उम्र 30 वर्ष, पेशा व्यापार, निवासी मैथलीशरण 
चौक , सतना. 
शरद कुमार आत्मज स्व . श्री कान्तीलाल खेतसीभाई, उम्र 38 साल, पेशा व्यापार , महावीर भवन के सामने, सतना ( मध्यप्रदेश ) . 

........ याचिकाकर्तागण 


4 . 


5 . 


विरूद्ध 


1 . 


2 . 


रामकुमार गुप्ता आत्मज श्री रामदुलारे गुप्ता, उम्र 43 वर्ष 

बाल्मीक गुप्ता, रामदुलारे गुप्ता, उम्र 39 साल 
3 . संतोष गुप्ता आत्मज रामप्रताप गुप्ता, उम्र 33 साल 
सभी का पेशा व्यापार , सभी पार्टनर " रामकुमार सुदर्शन प्रसाद गल्लामंडी रोड, तहसील रघुराजनगर , जिला सतना, मध्यप्रदेश. 

गैरयाचिकाकर्ता 


याचिकाकर्ता द्वारा अनावेदकगण एवं उनकी फर्म रामकुमार सुदर्शन प्रसाद के विरूद्ध धारा -7 प्रांतीय दिवालिया अधिनियम, 1920 के 
अन्तर्गत प्रस्तुत विविध व्यवहार प्र. क्र . 103/09, 104/09, 105/09 , 106/06 एवं 107/09 स्वीकार की जाकर निम्न आशय की आज्ञप्ति एवं सहायता 
जारी की जाती है 


1412 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


1 . 


2 . 


अनावेदकगण रामकुमार गुप्ता आत्मज श्री रामदुलारे गुप्ता, उम्र 43 साल, बाल्मीक गुप्ता आत्मज रामदुलारे गुप्ता, उम्र 39 वर्ष, 
संतोष गुप्ता आत्मज रामप्रताप गुप्ता, उम्र 33 साल, सभी का पेशा व्यापार , सभी पार्टनर फर्म " रामकुमार सुदर्शन प्रसाद एवं फर्म 
रामकुमार सुदर्शन प्रसाद गल्लामंडी रोड, तहसील रघुराजनगर , जिला सतना, मध्यप्रदेश को धारा -7 प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 
के प्रावधानों के अंतर्गत दिवालिया घोषित किया जाता है . 
याचिकाकर्तागण श्रीमती ममता गुप्ता , श्रीमती देवरती गुप्ता, श्रीमती भावना जैन , धविस, शरद कुमार अनावेदकगण की निजी 
सम्पत्ति को धारा -28 ( 5 ) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कोई सम्पत्ति [ जो कि बुक ऑफ एकाउन्ट ( बहीखाता ) न हो ] एवं जो 
सिविल प्रक्रिया संहिता अथवा अन्य विधि के अंतर्गत कुर्की एवं निष्पादन से मुक्त हो , को छोड़कर शेष सम्पत्ति को कुर्क कर विक्रय 
कराये जाने के उपरांत ऋण राशि मय ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं परन्तु अधिनियम की धारा -28 ( 5 ) के प्रावधानों के अंतर्गत 
किसी Secured Creditor की वसीली कार्यवाही पर अधिनियम के अंतर्गत पारित adjudication आदेश का प्रभाव नहीं 
होगा . 


3 . 


4 . 


5 . 


अनावेदकगण की सम्पूर्ण सम्पत्ति पूर्वोक्त वर्णित शर्तों के अधीन न्यायालय में वेष्ठित घोषित की जाती है. 
अनावेदकगण एवं उनकी फर्म को दिवालिया घोषित किये जाने हेतु पारित न्यायिक निर्णय आदेश adjudication याचिका प्रस्तुति 
दिनांक से प्रभावी मान्य होगा. 
अनावेदकगण को धारा -41 के प्रावधानों के अंतर्गत उन्मोचन हेतु आदेश दिनांक से 6 माह का अवसर प्रदान किया जाता है. 
याचिकाकर्तागण - आवेदकगण से मूल रकम मय ब्याज के अतिरिक्त प्रकरण का वाद व्यय प्राप्त करने का हकदार है. 

गोपा श्रीवास्तव , 
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश , 


6 . 


( 234 - बी . ) 


सतना. 


अन्य सूचनाएं 

CHANGE OF NAME 
I, N.B.S. Rajput intend to declare that my daughter Srishti Lodhi, Aged 17 year residing at 224 , 
Akriti Eco City, Bawadiya Kala, Bhopal ( M.P.), holder of Passport No. K -0958723 issued at Bhopal ( M.P. ) 
(India ) has changed her name as Srishti Singh for all purposes. 

N. B.S. RAJPUT 
( 235 - B. ) 

नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी बेटी पूर्व में कु. सिल्की सोनी के नाम से जानी जाती थी . जिसका नाम बदलकर 
कु . श्रेयषी सोनी कर दिया है . भविष्य में वह कु . श्रेयषी सोनी के नाम से जानी एवं पहचानी जावें . 

सुमन सोनी, 
गफूर 

खाँ की बजरिया , 
( 236 - बी. ) 

मेन रोड , इंदौर ( मध्यप्रदेश ). 


निवास -54 , 


नाम परिवर्तन 
मेरी पुत्री रूनझुन पाराशर का नाम अब परिवर्तित होकर राधिका पाराशर D /o प्रमोद पाराशर 77, लालाराम नगर इन्दौर ( म.प्र. ) हो 
गया है. भविष्य में मेरी पुत्री को राधिका पाराशर के नाम जाना जाये. 
( 237 - बी . ) 

प्रमोद पाराशर 


CHANGE OF SURNAME 
NITESH GUPTA S/ o SHRI RAJENDRA GUPTA, residing at 373 , Mehtwas, Birlagram, Nagada Jn. 
(M.P.) 456331 shall henceforth be known as Nitesh Agrawal. 
Old Name : 

New Name : 
(NITESH GUPTA ) 

(NITESH AGRAWAL ) 
( 238- B. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


1413 


उपनाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , विकास गुप्ता पिता राजेन्द्र गुप्ता के नाम से जाना जाता था. अब विकास अग्रवाल के नाम 
से जाना जाऊँगा. 


नया नाम : 


पुराना नाम : 
( विकास 

गुप्ता ) 


( विकास अग्रवाल ) 
पता -373, मेहतवास , बिरला ग्राम , 
नागदा जंक्शन , जिला उज्जैन ( म. प्र. ). 


( 239 - बी. ) 


नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचनार्थ मैं , सरस्वती चौबे पति श्री राजेन्द्र प्रसाद चौबे, व्यवसाय - गृहिणी, निवासी -766/ 5, विजय नगर, जबलपुर 
( म.प्र. ). एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरा सही नाम सरस्वती चौबे है. मेरे पुत्र अपूर्व चौबे के शैक्षणिक दस्तावेजों यथा कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की 
अंकसूची में मेरा नाम माँ की जगह भूलवश रचना चौबे दर्ज हो गया है , जो गलत है. 

अतः उपरोक्त दस्तावेजों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , अजमेर द्वारा नाम परिवर्तन / सुधार प्रस्तावित है. उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दस्तावेजों में मेरा नाम रचना चौबे की जगह सरस्वती चौबे ही पढ़ा - समझा एवं जाना जावे . 
सरस्वती चौबे ही मेरा सही नाम है . 


. 


पुराना नाम : 
( रचना चौबे ) 


नया नाम : 
( सरस्वती चौबे ) 


( 241 - बी . ) 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विनायक कन्सट्रेक्शन्स, बरा , रीवा की फर्म संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है. इसमें 
पूर्व में पांच साझेदार थे. ( 1 ) धर्मेन्द्र तिवारी, ( 2 ) अंकित तिवारी, ( 3 ) श्रीमती प्रियंका तिवारी, ( 4 ) बालेन्द्र तिवारी, ( 5 ) श्रीमती सावित्री पाण्डेय . 

इसमें से दो साझेदार निकल रहे हैं तथा एक नये साझेदार 06 नवम्बर, 2012 से सम्मिलित हो रहे हैं . 
निकलने वाले साझेदार - ( 1 ) अंकित तिवारी , ( 2 ) बालेन्द्र तिवारी . 
सम्मिलित होने वाले साझेदार श्री सुशील चन्द्र शर्मा हैं , किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें . 

प्रो . धर्मेन्द्र तिवारी , 

मेसर्स- विनायक कन्स्ट्रक्शन्स , 
( 240 - बी . ) 

बरा, रीवा ( म . प्र. ). 


उपनाम परिवर्तन 
पूर्व में मेरा नाम अजय सिंह वर्मा ( AJAY SINGH VERMA) था . जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर अजय सिंह भदौरिया 
( AJAY SINGH BHADORIYA ) कर लिया है. अब मुझे मेरे नए नाम अजय सिंह भदौरिया ( AJAY SINGH BHADORIYA ) से 
लिखा- पढ़ा जावे. 


Old Name : 
( अजय सिंह वर्मा ) 
(AJAY SINGH VERMA ) 
( 242 - बी . ) 


New Name : 
( अजय सिंह भदौरिया ) 
(AJAY SINGH BHADORIYA ) 
98 , विष्णुपुरी कॉलोनी मैन इन्दौर ( म. प्र. ). 


नाम परिवर्तन 
मेरा नाम राजश्री लाड है जबकि मेरा घरेलू नाम रेखा लाड था , लेकिन मेरे लड़के की मार्कशीट में रेखा लाड जबकि जन्म प्रमाण- पत्र में 
राजश्री लाड लिखा है. अत : मुझे सभी जगह राजश्री लाड नाम से लिखा - पढ़ा जावे. 
पुराना नाम : 

नया नाम : 
( रेखा लाड ) 

( राजश्री लाड ) 

90 , बी , संगम नगर, इन्दौर, 
( 243 - बी . ) 

( मध्यप्रदेश ). 


1414 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 
पूर्व में मेरा नाम अनुराग नौगाई ( ANURAG NAUGAIN ) था. जिसमें मैंने अपना उपनाम बदलकर अनुराग भारद्वाज 
( ANURAG BHARADWAJ) कर लिया है. अब मुझे मेरे मेरी पत्नी एवं बच्चे के समस्त कागजात में नए नाम अनुराग भारद्वाज 
( ANURAG BHARADWAJ) से लिखा - पढ़ा जावे. 
Old Name : 

New Name : 
( अनुराग नौगाई ) 

( अनुराग भारद्वाज ) 
( ANURAG NAUGAIN ) 

( ANURAG BHARADWAJ) 
( 244 - बी . ) 

174 , शांती नगर , महू 

गाँव, जिला इन्दौर ( म . प्र. ). 


नाम परिवर्तन 
मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा एवं घर का किशनलाल शर्मा है. मेरे बेटे ( राजा शर्मा ) की मार्कशीट में मेरा नाम किशनलाल शर्मा एवं अन्य 
डॉक्यूमेंट्स में लक्ष्मीनारायण शर्मा लिखा है. सभी जगह मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा लिखा- पढ़ा जावे. 

पुराना नाम : 
( किशनलाल शर्मा ) 

( लक्ष्मीनारायण शर्मा ) 

47 , कालिंदी मिड , टाउन सोसायटी , 
( 245 - बी . ) 

इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) . 


नया नाम : 


विविध 


आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं 

कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर 

नरसिंहपुर , दिनांक 21 नवम्बर, 2012 
क्र ./ 11865/ व. लि .- 1/12.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम - 3-2/ 1999 / 1/ 4 , 
दिनांक 30 मार्च, 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , संजीव सिंह , कलेक्टर, नरसिंहपुर , वर्ष 2013 में नरसिंहपुर जिले के लिये 
निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ: 


क्रमांक 


दिनांक 


दिन 


त्यौहार का नाम 


1 . 


14 जनवरी 2013 


सोमवार 


मकर संक्रांति 
रंगपंचमी 


2 . 


01 अप्रैल 2013 


सोमवार 


3 . 


22 अगस्त 2013 


गुरुवार 


कजलियाँ 


उक्त अवकाश कोषालय / उप - कोषालय पर लागू नहीं होगा. 


संजीव सिंह, 
कलेक्टर . 


( 630 ) 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक , सार्वजनिक लोक न्यास , बुरहानपुर 


जारी दिनांक 27 नवम्बर, 2012 


प्र.क्र . बी / 113/ 2012-2013. 


प्रारूप - तृतीय 

( नियम पाँच-1 देखिये ) 
( मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा -4 के अन्तर्गत ) 


एतद्द्वारा सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर , जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


1415 


अध्यक्ष, अशोक 

कुमार पिता 


बाबुलाल अग्रवाल, निवासी अग्रसेन चौक , बुरहानपुर , जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश ने " श्री सनातन धर्म प्रचार समिति, 
जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा -4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये " लोक न्यास के 
रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे 
न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की 
तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा 
प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा. 


अनुसूची 


( लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


ट्रस्ट का नाम व पता 


श्री सनातन धर्म प्रचार समिति, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश " 


2 . 


चल सम्पत्ति 


51,000/ - नकद. 


3 . 


अचल सम्पत्ति 


निरंक 


सूरज नागर , 
पंजीयक . 


( 631 ) 


अन्य सूचनाएं 
कार्यालय उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला ग्वालियर 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) एवं धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ डी . आर./ जी . डब्ल्यू. आर./1392, दिनांक 28 सितम्बर , 2005 
है . प्राधिकृत अधिकारी श्री 

सहकारी निरीक्षक/ वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 
माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं. 


के 


1 . 


संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है. 


2 . 


संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है 


3 . 


संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया . 


4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है . 


5 . 


संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप 

कार्य करना बन्द कर दिया है . 


6 . 


संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम , नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है . 


उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक / परि ./1366, दिनांक 05 जुलाई , 2012 के माध्यम 
से सूचना भेजी गई थी . जिसका सूचना - पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 

में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को 
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अधीन परिसमापन में लाया जावे ? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई 
उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट 
है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं . 


अतः 


मैं , आर. के . वाजपेई, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / 
एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्यादित , ग्वालियर 
को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की 


1416 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक 
को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 


( 632 ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) एवं धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ डी. आर./ जी. डब्ल्यू . आर./ 77 , दिनांक 07 सितम्बर , 1979 है. 
प्राधिकृत अधिकारी श्री सहकारी निरीक्षक/ वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक , ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 

के 
माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं. 


1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है . 


2 . 


संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है 


3 . 


संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. 


4 . 


संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है . 


5 . 


संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है. 


6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है . 

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ परि./ 1357, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम 
से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना - पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 

में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को 
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अधीन परिसमापन में लाया जावे ? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई 
उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट 
है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं . 

अतः मैं , आर. के. वाजपेई, उप -पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / 
एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, 
ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था 
की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी 
निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.. 
यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया. 

आर. के . वाजपेई , 
( 632 - A ) 

उप - पंजीयक . 


कार्यालय उप - आयुक्त , सहकारिता एवं उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


आदर्श कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, शुजालपुर , जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 281, दिनांक 25 मई, 1984 को 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन/2001 /1987, शाजापुर, दिनांक 13 जून , 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा-69 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना - देना 
शेष नहीं रहा है . 


अतः मैं , आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक - एफ - 5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के 
द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 
से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


1417 


यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर , 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 633 ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत 


मध्यप्रदेश राज्य परिवहन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 681, दिनांक 31 दिसम्बर , 1996 को 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन /2008/896, शाजापुर , दिनांक 25 अगस्त, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -69 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना - देना 
शेष नहीं रहा है . 


अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-1-99-15-1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के 
द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 
से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा. 


यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


आर. के. मालवीय , 
उप - पंजीयक . 


v 


( 633 - A ) 


कार्यालय उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , होशंगाबाद 

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 
भारत साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया , पंजीयन क्रमांक 2643, दिनांक 17 नवम्बर , 1997 को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 
परिसमापन /2012/ 1245 ए, दिनांक 08 नवम्बर , 2012 द्वारा निम्नलिखित कारणों से कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया गया था और निर्देशित 
किया था कि यदि आपको इस कारण बताओ सूचना- पत्र के प्राप्त करने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण इस 
कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . नोटिस के माध्यम से यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त उत्तर 
समाधानकारक नहीं पाया जाता है तो संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त कर दिया जावेगा . संस्था को निम्नलिखित कारणों के 
आधार पर नोटिस जारी किया गया था . 


1 . 


संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है . 


2 . 


संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है. 


3 . 


संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यानुसार कार्य नहीं किया है. 


4 . 


संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है . 


5 . 


संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की है. 


6 . 


संस्था द्वारा विधिवत रिकार्ड संधारित नहीं किया है. 


7 . 


संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है . 


8 . 


संस्था द्वारा अंकेक्षण/निरीक्षण टीपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये हैं .. 
संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं . 


9 . 


10 . 


प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का संस्था के कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है . 


भारत साख सहकारी समिति मर्यादित , पिपरिया के प्रभारी अधिकारी ने नोटिस के उत्तर में अपना उत्तर दिनांक 21 नवम्बर , 2012 को 
कार्यालय में लिखित में प्रस्तुत किया उनके द्वारा भी संस्था को परिसमापन में लाने की सहमति दी गई है ताकि संस्था की लेनदारियों - देनदारियों का 
विधिवत निराकरण किया जा सके . 


1418 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अतः मैं , डॉ . अनिल कुमार, उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां, जो मुझे प्रदत्त की गई हैं , का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित 
कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत भारत साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया 
को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री जी. पी . गेहलोत , सहकारी 
निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर , 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


अनिल कुमार , 


( 634 ) 


उप -- पंजीयक . 


कार्यालय उप - आयुक्त , सहकारिता, जिला इन्दौर 

इन्दौर, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 

( मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम , 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ) 
क्र ./ परि ./ 2012/ 4718. - मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत जय रणजीत सहकारी साख 
संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक /ए.आर. / आय.डी.आर./ 2073, दिनांक 10 सितम्बर, 2002 है, सहकारी संस्थाएं अधिनियम , 1960 की 
धारा -69 (3 ) के अन्तर्गत ठहराव प्रस्ताव पारित कर संस्था अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त हेतु पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया है. अत : संस्था 
द्वारा प्रस्तुत आवेदन से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है. 

अत : मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता 
विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - एक - सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते मैं 
जगदीश कनोज, उप - रजिस्ट्रार , सहकारी संस्थाएं , जिला इन्दौर जय रणजीत सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में 
लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एम. एम . श्रीवास्तव , उप - अंकेक्षक 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ . 
यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 

जगदीश कनोज , 
( 635 ) 

उपायुक्त , सहकारिता. 


कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला गुना 


कारण बताओ 

सूचना - पत्र 


[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


प्रभारी अधिकारी / प्रबंधक , 
बसुंधरा कृषि बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था, गुना . 
पंजीयन क्रमांक 1037 , दिनांक 30 सितम्बर , 

दिनांक 30 सितम्बर , 2004, जिला गुना. 


1 . 


2 . 


3 . 


आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है. 
आपकी संस्था साधारणत : सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है. 
संस्था के अस्तित्व में रहने हेतु न्यूनतम 25 सदस्यों का होना आवश्यक है. कार्यालयीन जानकारी अनुसार संस्था के 15 सदस्यों के 
त्याग - पत्र प्राप्त होने से संस्था की सदस्य संख्या न्यूनतम से कम हो गई है. 
संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं 
उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन 

कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है . 
उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया मैं , इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि , आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था 
को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं . 


4 . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


1419 


अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , गुना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 के 
अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 सी , दिनांक 
26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं , का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना- पत्र जारी करता हूं कि इस सूचना-- पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस 
के अन्दर उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन 
में लाया जावे ? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 14 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन 
कर सकते हैं . यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधानकारक उत्तर /पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि उक्त आरोप आपको 
स्वीकार हैं . तद्नुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे. 
यह कारण बताओ सूचना-- पत्र आज दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 

उमेश कुमार तिवारी , 
( 636 ) 

उप पंजीयक. 


कार्यालय उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला मन्दसौर 


कारण बताओ 

सूचना - पत्र 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति, 


अध्यक्ष/ प्रबन्धक , 


मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बसई , 
तहसील सुवासरा , जिला मन्दसौर, 
पंजीयन क्रमांक 182 दिनांक 20 फरवरी, 1968 . 

क्षेत्रीय प्रबन्धक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, गांधीसागर, जिला मन्दसौर ने अपने पत्र क्रमांक /1563/ म.म.स. / तक ./ 2012-13, 
दिनांक 27 नवम्बर, 2012 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि आपकी मत्स्य सहकारी संस्था उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार 
मत्स्याखेट का कार्य नहीं कर रही है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि कमिश्नर- कलेक्टर कान्फ्रेन्स दिनांक 09 सितम्बर, 2012 एवं 10 सितम्बर, 2012 
में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में मछुआ सहकारी समितियों में फर्जी एवं अक्रियाशील सदस्यों का निष्कासन किया जाना 
है . उक्त अनुसार दिए गए निर्देशों में आपकी समिति द्वारा कुल पंजीकृत सदस्यों में 10 प्रतिशत से भी कम सदस्य क्रियाशील हैं . आपकी संस्था के कुल 
पंजीकृत सदस्यों 135 में से अक्रियाशील सदस्य 135 हैं . इस प्रकार आपकी संस्था द्वारा उद्देश्यानुसार मत्स्याखेट कार्य नहीं किया गया है . 

अत : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69( 3 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र ./ 
एफ - 5-1-99 पन्द्रह - एक सी , भोपाल , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए. मैं , भारतसिंह चौहान, उप - पंजीयक 
सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना - पत्र जारी करता हूँ. कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा -69 ( 2 ) 
के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष 
उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे. 

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


( 637 ) 


कारण बताओ 

सूचना - पत्र 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ प्रबन्धक , 
जय दुर्गा मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., रायपुरिया, 
तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर, 
पंजीयन क्रमांक 435 दिनांक 11 सितम्बर , 1987 . 
क्षेत्रीय प्रबन्धक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, गांधीसागर, जिला मन्दसौर ने अपने पत्र क्रमांक/ 1563/ म.म.स. / तक./2012-13, 


1420 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


दिनांक 27 नवम्बर, 2012 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि आपकी मत्स्य सहकारी संस्था उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार 
मत्स्याखेट का कार्य नहीं कर रही है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि कमिश्नर - कलेक्टर कान्फ्रेन्स दिनांक 09 सितम्बर , 2012 एवं 10 सितम्बर , 2012 
में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में मछुआ सहकारी समितियों में फर्जी एवं अक्रियाशील सदस्यों का निष्कासन किया जाना 
है. उक्त अनुसार दिए गए निर्देशों में आपकी समिति द्वारा कुल पंजीकृत सदस्यों में 10 प्रतिशत से भी कम सदस्य क्रियाशील हैं. आपकी संस्था के कुल 
पंजीकृत सदस्यों 46 में से अक्रियाशील सदस्य 46 हैं . इस प्रकार आपकी संस्था द्वारा उद्देश्यानुसार मत्स्याखेट कार्य नहीं किया गया है . 

अत : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र ./ 
एफ - 5-1-99 पन्द्रह - एक सी , भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए . मैं, भारतसिंह चौहान, उप-- पंजीयक 
सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना - पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा -69 ( 2 ) 
के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 26 दिसम्बर , 2012 तक मेरे समक्ष 
उपस्थित होकर प्रस्तुत करें . आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे. 

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है . 


( 637 - A ) 


कारण बताओ 

सूचना - पत्र 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/ प्रबन्धक , 


दुर्गा मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बसई, 
तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर , 
पंजीयन क्रमांक 786 , दिनांक 30 अक्टूबर, 1995. 

क्षेत्रीय प्रबन्धक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, गांधीसागर , जिला मन्दसौर ने अपने पत्र क्रमांक / 1563/ म.म.स./ तक./2012-13, 
दिनांक 27 नवम्बर, 2012 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि आपकी मत्स्य सहकारी संस्था उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार 
मत्स्याखेट का कार्य नहीं कर रही है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि कमिश्नर- कलेक्टर कान्फ्रेन्स दिनांक 09 सितम्बर, 2012 एवं 10 सितम्बर , 2012 
में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में मछुआ सहकारी समितियों में फर्जी एवं अक्रियाशील सदस्यों का निष्कासन किया जाना 
है. उक्त अनुसार दिए गए निर्देशों में आपकी समिति द्वारा कुल पंजीकृत सदस्यों में 10 प्रतिशत से भी कम सदस्य क्रियाशील हैं . आपकी संस्था के कुल 
पंजीकृत सदस्यों 167 में से अक्रियाशील सदस्य 167 हैं . इस प्रकार आपकी संस्था द्वारा उद्देश्यानुसार मत्स्याखेट कार्य नहीं किया गया है. 

अत : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र ./ 
एफ - 5-1-99 पन्द्रह - एक सी , भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए. मैं , भारतसिंह चौहान, उप - पंजीयक 
सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना - पत्र जारी करता हूँ. कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा -69 ( 2 ) 
के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष 
उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे. 

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर , 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


( 637 -- B ) 


कारण बताओ सूचना - पत्र 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत ] 


प्रति , 


अध्यक्ष/प्रबन्धक , 


आजाद मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या.,संजीत, 
तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर, 
पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 10 फरवरी, 1964. 
क्षेत्रीय प्रबन्धक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, गांधीसागर, जिला मन्दसौर ने अपने पत्र क्रमांक / 1563/ म.म.स./ तक./ 2012-13 , 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


1421 


दिनांक 27 नवम्बर , 2012 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि आपकी मत्स्य सहकारी संस्था उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार 
मत्स्याखेट का कार्य नहीं कर रही है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि कमिश्नर- कलेक्टर कान्फ्रेन्स दिनांक 09 सितम्बर, 2012 एवं 10 सितम्बर , 2012 
में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गएनिर्देशों के संबंध में मछुआ सहकारी समितियों में फर्जी एवं अक्रियाशील सदस्यों का निष्कासन किया जाना 
है. उक्त अनुसार दिए गए निर्देशों में आपकी समिति द्वारा कुल पंजीकृत सदस्यों में 10 प्रतिशत से भी कम सदस्य क्रियाशील हैं . आपकी संस्था के कुल 
पंजीकृत सदस्यों 236 में से अक्रियाशील सदस्य 236 हैं . इस प्रकार आपकी संस्था द्वारा उद्देश्यानुसार मत्स्याखेट कार्य नहीं किया गया है . 

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र . / 
एफ - 5-1-99 पन्द्रह - एक सी , भोपाल , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए. मैं , भारतसिंह चौहान, उप -पंजीयक 
सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना - पत्र जारी करता हूँ. कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा -69 ( 2 ) 
के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 26 दिसम्बर , 2012 तक मेरे समक्ष 
उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आहे 
यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 

भारत सिंह चौहान , 
( 637 - C ) 

उप - पंजीयक . 


- 


, 


कार्यालय उप - रजिस्ट्रार , सहकारी 

-रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटीज , जिला सीधी 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) एवं 70 ( 1 ) अन्तर्गत ] 
ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्या., सीधी का गठन उसके कार्य क्षेत्रान्तर्गत निवासरत् उपभोक्ताओं/ सदस्यों को विद्युत प्रदाय करने के 
उद्देश्य से वर्ष 1983 में किया गया था किन्तु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग , भोपाल द्वारा पिटीशन क्र . 17/2010 में पारित आदेश दिनांक 19 
जुलाई, 2010 के क्रम में जारी पत्र क्रमांक / एम.पी.ई.आर.सी. / डी. ( एल. एण्ड आर. )/1885, दिनांक 20 जुलाई , 2010 के तारतम्य में विद्युत प्रदाय/ 
वितरण का कार्य मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अधिग्रहित कर लिये जाने से संस्था निष्क्रिय हो गई है. 

इस प्रकार संस्था ने कार्य करना बन्द किये जाने, मध्यप्रदेश शासन की बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2005 में लिये गये निर्णय कण्डिका 
क्र .- 2 तथा तत्संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक/ भूवि /वि.यो./11 /288, दिनांक 
28 अप्रैल , 2011 से प्राप्त निर्देश क्रम में उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 3 ) अन्तर्गत परिसमापन में 
लाये जाने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ परिसमापन / 2012/1208 , सीधी, दिनांक 29 सितम्बर, 2012 से सूचना - पत्र जारी कर तत्संबंध में यथेष्ट 
उत्तर 30 दिवस में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की समयावधिनिर्धारित की गई थी . किन्तु नियत समयावधि में उक्त सूचना - पत्र के संबंध 
में कोई जवाब इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया. 

अत : मैं , नरेश सिन्हा, उप - रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी ( म. प्र. ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा-69 ( 2 ) के तहत प्राप्त पंजीयक के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ - 5-1-99 
पन्द्रह - 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं , का प्रयोग करते हुए संस्था ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, सीधी पंजीयन 
क्रमांक/ ए.आर. / एस.डी.एच./ 450 , दिनांक 30 मई, 1083 को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुये अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री इमरान 
खान, कार्यपालन यंत्री( संचा. /संधा. ) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमिटेड, सीधी को समापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूं कि वे विधि अनुरूप 
परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करते हुये संस्था का का अंतिम प्रतिवेदन छ: माह के भीतर तीन प्रतियों में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप 
से प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 

नरेश सिन्हा , 
( 638 ) 

उप - रजिस्ट्रार . 


कार्यालय उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला सागर 


सागर, दिनांक 30 नवम्बर , 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि ./2012/2760 .--- श्री राम श्रमिक उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 
394 , दिनांक 01 अगस्त , 1984 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक /विधि/ 1562, दिनांक 05 अगस्त , 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . 


1422 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


परिसमापक श्री सी . एस. झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक , सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर 
संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार 
पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 


अतः मैं , एस . के. जैन, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र ./एफ -5-1-99 - पन्द्रह- 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम श्रमिक उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 394, 
दिनांक 01 अगस्त , 1984 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता 


यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 639 ) 


सागर, दिनांक 30 नवम्बर , 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि./ 2012/2761. - माधव स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., सागर , विकासखण्ड सागर, जिला सागर , जिसका पंजीयन क्रमांक / 
653, दिनांक 19 नवम्बर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ विधि /2106, दिनांक 14 सितम्बर , 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . 
परिसमापक श्री सी . एस. झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक , सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर 
संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार 
पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 


अतः 


मैं , 

एस. के . जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माधव स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., सागर , विकासखण्ड सागर, जिला सागर , जिसका पंजीयन क्रमांक 653 , 
दिनांक 19 नवम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता 


यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 639 - A ) 


सागर, दिनांक 30 नवम्बर , 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि./2012/2762. – गैर कृषि साख इतवारी बुनकर सहकारी समिति मर्या., सागर , विकासखण्ड सागर , जिला सागर , जिसका पंजीयन 
क्रमांक 933, दिनांक 09 मार्च, 1956 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक /विधि/ 2872, दिनांक 01 नवम्बर, 1987 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . 
परिसमापक श्री सी. एस . झा आजाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर 
संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार 
पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 


अतः 

मैं , एस . के . जैन , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र ./एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख इतवारी बुनकर सहकारी समिति मर्या., सागर , विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन 
क्रमांक 933, दिनांक 09 मार्च, 1956 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त 
करता हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 639 - B ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


1423 


सागर , दिनांक 30 नवम्बर, 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि./ 2012/ 2763. – सागर बाजार विकास अल्पबचत सहकारी समिति मर्या. , सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर , जिसका 
पंजीयन क्रमांक 219, दिनांक 10 सितम्बर, 1970 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ विधि/ 1807, दिनांक 08 सितम्बर, 2000 के द्वारा परिसमापन में 
लाया गया था . परिसमापक कु. प्राची जैन, सहकारी निरीक्षक , सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था 
का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त 
संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 


अत : मैं , एस . के. जैन , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र ./एफ -5-1-99- पन्द्रह - 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सागर बाजार विकास अल्पबचत सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 
219, दिनांक 10 सितम्बर , 1970 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता 

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 639 - C ) 


सागर , दिनांक 30 नवम्बर, 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि./2012/2764. - सुमन शोभिनी ईंट - भट्टा सहकारी समिति मर्या., देवल , विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन 
क्रमांक/ 654, दिनांक 02 अक्टूबर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक /विधि/ 954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . 
परिसमापक 

कु . प्राची जैन, सहकारी निरीक्षक , सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन 
निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 

अतः मैं , एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र ./एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुमन शोभिनी ईंट - भट्टा सहकारी समिति मर्या., देवल, विकासखण्ड बीना, जिला सागर , जिसका पंजीयन क्रमांक 654, 
दिनांक 02 अक्टूबर , 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं. 

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 639 - D ) 


सागर, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि ./ 2012/2765. - ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर , विकासखण्ड सागर , जिला सागर , जिसका पंजीयन क्रमांक/ 
950, दिनांक 21 सितम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि / 2843, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . 
परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक , सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी , सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी 
व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत 
अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


. 


अतः 


मैं , एस. के . जैन , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र ./ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर, सागर, विकासखण्ड सागर , जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 
950, दिनांक 21 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं. 


1424 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 639 - E ) 


सागर , दिनांक 30 नवम्बर , 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि ./ 2012/ 2766 . -महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पुरव्याउ सागर, विकासखण्ड सागर , 

जिला सागर, जिसका पंजीयन 
क्रमांक 963, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2838, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया 
था . परिसमापक श्री एच. के . मिश्रा, सहकारी निरीक्षक , सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की 
लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा 
प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

अत : मैं, एस. के. जैन , सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र ./एफ -5-1-99 - पन्द्रह- 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पुरव्याउ सागर , विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन 
क्रमांक 963, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त 
करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 639 - F ) 


सागर , दिनांक 30 नवम्बर , 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि./2012/2767.-- पिछड़ा वर्ग ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गांधी चौक सागर, विकासखण्ड सागर, 

विकासखण्ड सागर , जिला सागर, जिसका 
पंजीयन क्रमांक 1155 , दिनांक 09 सितम्बर, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक / विधि/ 2800, दिनांक 12 सितम्बर , 2011 के द्वारा परिसमापन में 
लाया गया था . परिसमापक श्री एच. के . मिश्रा, सहकारी निरीक्षक , सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था 
की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक 
द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 


अतः 


मैं , एस . के . जैन , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र ./ एफ -5-1-99- पन्द्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गांधी चौक सागर , विकासखण्ड सागर , जिला सागर, जिसका 
पंजीयन क्रमांक 1155, दिनांक 09 सितम्बर, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक 
से समाप्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 639 - G ) 


सागर, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि./2012/2768. - वाल्मीकि ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बल्लभनगर सागर , विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका 
पंजीयन क्रमांक 966, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक /विधि/ 2813, दिनांक 12 सितम्बर , 2011 के द्वारा परिसमापन में 
लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था 
की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक 
द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


1425 


अतः 

मैं , एस . 


के . जैन, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाल्मीकि ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बल्लभनगर सागर, विकासखण्ड सागर , जिला सागर , जिसका 
पंजीयन क्रमांक 966, दिनांक 28 सितम्बर , 1984 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक 
से समाप्त करता हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 639 - H ) 


सागर, दिनांक 30 नवम्बर , 2012 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -- 18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि ./2012/ 2769. - शिवांगी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., चकराघाट सागर , विकासखण्ड सागर, जिला सागर, 
जिसका पंजीयन क्रमांक 1056 , दिनांक 17 जुलाई, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ विधि/ 2827, दिनांक 12 सितम्बर , 2011 के द्वारा परिसमापन 
में लाया गया था . परिसमापक श्री एच. के . मिश्रा, सहकारी निरीक्षक , सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी , सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर 
संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 
परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

अत : मैं , एस. के . जैन , सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर ( मध्यप्रदेश ) , मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र ./एफ - 5-1-99- पन्द्रह -1 - सी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवांगी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., चकराघाट सागर, विकासखण्ड सागर ,जिला 

सागर, जिसका 
पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 17 जुलाई, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय ( बॉडी कारपोरेट ) इस आदेश दिनांक 
से समाप्त करता हूं. 

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


एस. के . जैन , 
सहायक पंजीयक . 


( 639-1 ) 


कार्यालय सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , विदिशा 

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 

( नियम-11 ) 
गंजबासौदा के वर्तमान भूमि परियोजना मानचित्र के अंतिम प्रकाशन 
क्र ./2894/शोध -2/ भू.उ. /नग्रानि /2012.- गंजबासौदा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम 
निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा -15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राजपत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित किया 
गया था एवं उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 
आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं , अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है. 

उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा -15 की उपधारा ( 3 ) के अधीन एतद्द्वारा 
अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 से दिनांक 03 जनवरी, 2013 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न 
कार्यालय में उपलब्ध रहेगी : 


अतः 


1. कलेक्टर कार्यालय, जिला विदिशा 


2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद्, गंजबासौदा , 


3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा. 


आर. सी . सेन , 
सहायक संचालक. 


( 640 ) 


1426 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2012. 


शा 


ध्य प्र 


म 


सत्यमेव 


जयने 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 52 ] 


भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 - पौष 7 , शके 1934 


भाग 3 ( 2 ) 


सांख्यिकीय सूचनाएं 


कार्यालय आयुक्त , भू - अभिलेख, मध्यप्रदेश 


मौसम, फसल तथा पशु - स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर , 2012 


1. मौसम एवं वर्षा.- राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है. 


( अ ) 0.1 मि . मी . से 17.4 मि . मी . तक. -तहसील अटेर (भिण्ड ), राजनगर ( छतरपुर ), गढ़ाकोटा ( सागर ), मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, 
राणापुर ( झाबुआ), बड़वानी, ठीकरी, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, निवाली ( बुरहानपुर ), सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा ), 
में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 


, 


( ब ) 17.5 मि . मी. से 34.9 मि . मी. तक . - तहसील गोहद, मेहगांव ( भिण्ड ), ग्वालियर, डबरा , भितरवार, घाटीगांव ( ग्वालियर ) , 
सेवढ़ा, दतिया, भाण्डेर ( दतिया ), वल्देवगढ़, पलेरा ( टीकमगढ़ ), बण्डा, रहली ( सागर), जवेरा ( दमोह ),सिंहावल, रामपुरनैकिन ( सीधी ), थांदला 
( झाबुआ ), सोण्डवा ( अलीराजपुर ), जीरापुर ( राजगढ़ ), नारायणगंज ( मण्डला ) में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 

( स ) 35.0 मि . मी . से 53.1 मि . मी . तक.- तहसील विजयपुर, श्योपुर ( श्योपुर), मिहोना ,भिण्ड ( भिण्ड ), अशोकनगर ( अशोकनगर ), 
निवाड़ी, पृथ्वीपुर , जतारा, ओरछा ( टीकमगढ़ ), लोण्डी, नौगांव ( छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नोर ( पन्ना ), सागर ( सागर ), पथरिया ( दमोह ) , 

( दमोह ) , अनूपपुर , 
जेतहरी ( अनूपपुर), बांधवगढ़ ( उमरिया ), मझोली ( सीधी ), नलखेड़ा, आगर , शुजालपुर ( शाजापुर ) , डही ( धार ), खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा 
( राजगढ़ ), बैरसिया , हुजूर ( भोपाल ), कटनी, रीठी ( कटनी), नरसिंहपुर ( नरसिंहपुर ),डिण्डोरी, शाहपुर ( डिण्डोरी ), लखनादौन , घंसोर ( सिवनी ), 
लांजी ( बालाघाट ) में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 

( द ) 53.2 मि . मी. से 244.9 मि . मी. तक.- तहसील कराहल ( श्योपुर ), लहार ( भिण्ड ), शिवपुरी, खनियाधाना ,पिछोर , नरवर, करैरा , 
कोलारस , पोहरी, बदरवास (शिवपुरी ), मुंगावली, ईशागढ़ , चंदेरी ( अशोकनगर), टीकमगढ़ ( टीकमगढ़ ), गौरीहार , छतरपुर, बिजावर, बड़ामल्हरा, 
वकस्वाहा ( छतरपुर), पन्ना, पवई , शाहनगर ( पन्ना ), बीना, खुरई , देवरी, राहतगढ़, केसली, मालथोन , शाहगढ़ ( सागर ), हटा , बटियागढ़, दमोह , 
तेन्दूखेड़ा, पटेरा ( दमोह ), कोतमा , पुष्पराजगढ़ ( अनूपपुर ), पाली , मानपुर ( उमरिया ), गोपदवनास, कुसमी, चुरहट ( सीधी ), सुवासरा -टप्पा, भानपुरा , 
मलहारगढ़, गरोठ, मंदसौर , सीतामऊ , धुन्धडका, शामगढ़, संजीत ( मंदसौर ), खाचरौद , महिदपुर , तराना, घटिया, उज्जैन , बड़नगर , नागदा ( उज्जैन ) 
मो. बड़ोदिया , सुसनेर, बड़ोद , शाजापुर, कालापीपल, गुलाना ( शाजापुर ), जोवट, अलीराजपुर, उदयगढ़ , भामरा ( अलीराजपुर ), बदनावर, कुक्षी, 


- 


496 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 

[ भाग 3 ( 2 ) 
मनावर, धरमपुरी, गंधवानी ( धार ),बुरहानपुर ( बुरहानपुर ), सारंगपुर, नरसिंहगढ़ ( राजगढ़), सिवनी , मालवा , होशंगाबाद, बावई, ईटारसी, सोहागपुर, 
पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी ( होशंगाबाद ), विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही, बड़वारा ( कटनी ), गाडरवाड़ा, करेली, गोटेगांव , तेन्दखेड़ा 
( नरसिंहपुर ), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी ( मण्डला ), सिवनी, केवलारी, बरघाट , कुरई, धनोरा, छपारा ( सिवनी ), बालाघाट, बैहर, 
बारासिवनी, कटंगी ( बालाघाट ) में उक्त मि . मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 

( ड ) 245.0 मि. मी . से 450.0 मि . मी. तक . - तहसील सरदारपुर, धार ( धार ), खकनार, नेपानगर ( बुरहानपुर ) में उक्त मि . मी . के 
अन्तर्गत वर्षा हुई है. 


( इ ) 450.0 मि . मी . से अधिकतम तक . - तहसील कट्टीवाड़ा ( अलीराजपुर ) में उक्त मि . मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 


2. जुताई. - जिला श्योपुर, ग्वालियर, शहडोल, अनूपपुर , सीधी, मण्डला में जुताई का कार्य कहीं - कहीं चालू है. 


3. बोनी. - जिला शहडोल, मण्डला व डिण्डोरी में खरीफ फसल जगनी की बोनी का कार्य कहीं - कहीं चालू है. 


4. फसल स्थिति. - जिला अशोकनगर में खड़ी फसलों एवं खरगोन में सोयाबीन फसल पर कहीं - कहीं इल्ली का प्रकोप होना प्रतिवेदित 
किया गया है . 


5. कटाई. 


6. सिंचाई. - जिला ग्वालियर , छतरपुर , सागर, शहडोल, बड़वानी , विदिशा, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं - कहीं अपर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध है . 


7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है. 


8. चारा . 


- राज्य के प्राय : सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. 


9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


10. खेतिहर श्रमिक. - राज्य के प्राय : सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं . 


भाग 3 ( 2 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


497 


मौसम, फसल तथा पशु -स्थिति का साप्ताहिक सूचना - पत्रक , सप्ताहांत बुधवार , दिनांक 12 सितम्बर, 2012 


जिला/ तहसीलें 


तुलना में 


1.सप्ताह में हुई 2. कृषि कार्यों की प्रगति 
वर्षा: 

तथा उन पर वर्मा का प्रभाव : 
( अ ) वर्षा का 

( अ ) प्रारम्भिक जुताई पर. 
माप ( मि . ( ब ) बोनी पर. 

मी . ) में ( स ) रोपाई पर, अगर धान 
( ब ) वर्षा कम की रोपाई होती हो . 

( द ) खड़ी फसल पर, रोग व 

कीड़ों के आक्रमण के 

असर का वर्णन सहित. 
( य ) कटी हुई फसल पर . 


3. अन्य असामयिक घटना और उसका 5. सिंचाई के लिये | 7. बीज की 
फसलों पर प्रभाव . 

पानी ( कम 

प्राप्ति . 
4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, अथवा अधिक ). 8. कृषि 
गत वर्ष की 

6. पशुओं की सम्बन्धी 
( 1 ) फसल का क्षेत्रफल 

हालत तथा मजदूरों 
( अ ) अधिक , समान या कम . 

चारे की प्राप्ति . की प्राप्ति . 
( ब ) प्रतिशत 
( 2 ) फसल की हालत 

( अ ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. 
( ब ) प्रतिशत. 


है या बहुत 
अधिक . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर 


2 . 


जिला मुरैना : 
1. अम्बाह 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) बाजरा, गेहूँ, सरसों समान , 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


2. पोरसा 
3. मुरैना 


4. जौरा 


5. सबलगढ़ 


6. कैलारस 


मिलीमीटर 


2. जुताई का कार्य चालू है . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


47.0 


जिला श्योपुर : 
1. श्योपुर 
2. कराहल 
3. विजयपुर 


3 . 
4. ( 1 ) 
( 2 ) धान , बाजरा, ज्वार, तिल , सोयाबीन 

समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


85.0 


41.0 


जिला भिण्ड : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


14.0 
47.7 
20.0 


1. अटेर 
2. भिण्ड 
3. गोहद 
4. मेहगांव 


4. ( 1 ) 

( 2 ) ज्वार, बाजरा , तिल सुधरी हुई. 


- 


32.0 


62.3 


5. लहार 
6. मिहोना 
7. रौन 


44.0 


मिलीमीटर 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


20.3 


जिला ग्वालियर 
1. ग्वालियर 
2. डबरा 
3. भितरवार 
4. घाटीगांव 


2. जुताई का कार्य चालू है . | 3. कोई घटना नहीं. 

4. ( 1 ) गन्ना , उड़द, अधिक . मूंगफली, 

तिल, मूंगमोठ, तुअर कम . 
( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त 


28.0 


18.0 


22.0 


जिला दतिया : 


2 . 


5 . 


मिलीमीटर 

20.0 


3 . 
4. ( 1 ) तिल, उड़द , सोयाबीन , मूंगफली समान. 6. संतोषप्रद. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. सेवढ़ा 
2. दतिया 
3. भाण्डेर 


23.0 


23.0 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त 
6. संतोषप्रद . 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त .. 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) गन्ना, मूंगफली अधिक . 

( 2 ) 


जिलाशिवपुरी : | मिलीमीटर 
1. शिवपुरी 71.8 
2. पिछोर 

74.2 
3. खनियाधाना 

69.0 
4. नरवर 

88.0 
5. करैरा 

71.0 
6. कोलारस 

145.0 
7. पोहरी 

75.0 
8. बदरवास 

73.0 


498 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


जिला अशोकनगर : मिलीमीटर 2. फसलोंपर इल्ली का प्रकोप 
1. मुंगावली 114.0 

है फली झड़ रही है. 
2. ईसागढ़ 88.0 
3. अशोकनगर 

51.0 
4. चन्देरी 

66.0 
5. शाढौरा 


7 . 
8. पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) उड़द. सोयाबीन, गन्ना अधिक. 

मक्का कम . 
( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


मिलीमीटर | 2 . 


5 . 


7 . 


*जिला गुना : 
1. गुना 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


6 . 


8 . 


2. राघोगढ़ 
3. बमोरी 
4. आरोन 
5. चाचौड़ा 


6. कुम्भराज 


2 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) धान, ज्वार, मक्का, मूंग , उड़द , 

सोयाबीन, तिल, मूंगफली समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


जिला टीकमगढ़ : मिलीमीटर 
1. निवाड़ी 

41.0 
2. पृथ्वीपुर 38.0 
3. मोहनगढ़ 
4. जतारा 

45.0 
5. लिधोरा 
6. टीकमगढ़ 55.0 
7. बल्देवगढ़ 26.0 
8. पलेरा 

34.0 
9. ओरछा 

50.0 
10. खरगापुर वर्षा मापी यंत्र नहीं. 


2 . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) ज्वार , अरहर , तिल कम. 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद . 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


जिला छतरपुर : | मिलीमीटर 
1. लौण्डी 

39.0 
2. गौरीहार 

104.0 
3. नौगांव 

46.4 

85.4 
5. राजनगर 

16.6 
6. बिजावर 

73.0 
7. बड़ामलहरा 86.2 
8. बकस्वाहा 57.0 


4. छतरपुर 


2 . 


7 . 


8. पर्याप्त . 


जिला पन्ना : 
1. अजयगढ़ 
2. पन्ना 
3. गुन्नौर 


मिलीमीटर 

35.6 
60.8 
50.0 
87.0 
88.4 


3. कोई घटना नहीं . 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर , 6. संतोषप्रद, 

उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल कम. चारा पर्याप्त . 
गेहूँ , चना, जौ , राई - सरसों , 

अलसी, मसूर , मटर, आलू , प्याज . 
( 2 ) 


4. पवई 


5. शाहनगर 


जिला सागर : 


2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 


1. बीना 


मिलीमीटर 
132.2 
78.2 
18.0 


8. पर्याप्त. 


5. अपर्याप्त. 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


4. ( 1 ) धान , ज्वार , मक्का, कोदो 

अरहर , मूंग , उड़द, गन्ना , मूंगफली, 

तिल, सोयाबीन समान . 
( 2 ) समान. 


45.2 


34.0 
157.0 


2. खुरई 
3. बण्डा 
4. सागर 
5. रेहली 
6. देवरी 
7. गढ़ाकोटा 
8. राहतगढ़ 
9. केसली 
10. मालथोन 
11. शाहगढ़ 


15.6 
126.0 

95.5 
63.4 


120.0 


भाग 3 ( 2 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


499 


1 


2 


3 


5 


6 


मिलीमीटर 


2 . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


104.0 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 
( 2 ) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल , 

सोयाबीन समान . 


134.0 


111.0 


जिला दमोह : 
1. हटा 
2. बटियागढ़ 
3. दमोह 
4. पथरिया 
5. जवेरा 
6. तेन्दूखेड़ा 
7. पटेरा 


35.0 


32.0 


111.8 


119.0 


*जिला सतना : 


मिलीमीटर 


2 . 


3. 


7 . 


5 . 
6 . 


4. ( 1 ) 


8 . 


1. रघुराजनगर 
2. मझगवां 


( 2 ) 


3. रामपुर - बघेलान 
4. नागौद 
5. उचेहरा 


6. अमरपाटन 


7. रामनगर 


8. मैहर 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


*जिला रीवा 
1. त्यौंथर 
2. सिरमौर 
3. मऊगंज 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


4. हनुमना 
5. हजूर 
6. गुढ़ 


7. रायपुरकर्चुलियान 


मिलीमीटर 


जिला शहडोल : 
1. सोहागपुर 
2. ब्यौहारी 
3. जैसिंहनगर 
4. जैतपुर 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2. जुताई एवं बोनी का | 3. कोई घटना नहीं. 
कार्य चालू है . 

4. ( 1 ) मक्का, धान कम. उड़द, अरहर, 

सोयाबीन, कोदो, तिल समान. 
( 2 ) 


5. अपर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला अनूपपुर : मिलीमीटर 
1. जैतहरी 

37.2 
2. अनूपपुर 

40.6 
3. कोतमा 

57.0 
4. पुष्पराजगढ़ 107.2 


2. जुताई का कार्य चालू है . 3. कोई घटना नहीं . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान, सोयाबीन अधिक. मक्का, उड़द, 6. संतोषप्रद , 
राहर, कोदो, तिल समान . 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


जिला उमरिया : 
1. बांधवगढ़ 


38.2 


6. संतोषप्रद, 


8. पर्याप्त. 


2. पाली 


85.0 


4. ( 1 ) धान , ज्वार , मक्का, कोदो - कुटकी, 

अरहर , उड़द, सोयाबीन, तिल अधिक. 
( 2 ) 


चारा पर्याप्त . 


3. मानपुर 


98.0 


500 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 2 ) 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


2. जुताई का कार्य चालू है. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला सीधी : 
1. गोपदवनास 
2. सिंहावल 
3. मझोली 
4. कुसमी 


मिलीमीटर 

78.2 
34.0 
53.0 
92.0 
56.0 
34.0 


3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) 

6. संतोषप्रद , 
( 2 ) धान, मक्का, ज्वार , कोदो - कुटकी, 

चारा पर्याप्त. 
तिल, तुअर, मूंग , उड़द, सांवा 


समान . 


5. चुरहट 


6. रामपुरनैकिन 


2 . 


जिला सिंगरौली : मिलीमीटर 
1. चितरंगी 
2. देवसर 
3. सिंगरौली 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) धान , मक्का, सांवा, ज्वार , अरहर , 

तिल, उड़द , मूंग, कोदो समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) सोयाबीन अधिक. मक्का कम. 

तिल , मूंगफली, उड़द समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद. 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


जिला मन्दसौर : मिलीमीटर | 2. 
1. सुवासरा - टप्पा 89.0 
2. भानपुरा 

57.6 
3. मल्हारगढ़ 

88.0 

115.2 
5. मन्दसौर 

82.0 
6. सीतामऊ 

92.0 
7. धुन्धड़का 96.0 
8. शामगढ़ 

72.4 
112.0 


4. गरोठ 


9. संजीत 


मिलीमीटर 


2 . 


जिला नीमच : 
1. जावद 
2. नीमच 
3. मनासा 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) मक्का, मूंगफली, तिल, तुअर, 

अधिक . उड़द कम. सोयाबीन 

समान . 
( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) सोयाबीन , मक्का, कपास समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला रतलाम : मिलीमीटर 
1. जावरा 
2. आलोट 
3. सैलाना 
4. बाजना 
5. पिपलौदा 
6. रतलाम 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) मक्का अधिक. सोयाबीन कम 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला उज्जैन : 
1. खाचरौद 
2. महिदपुर 
3. तराना 
4. घटिया 
5. उज्जैन 
6. बड़नगर 
7. नागदा 


मिलीमीटर 2 . 
154.0 
167.0 

83.6 
175.0 
182.0 
161.8 
116.0 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) 
( 2 ) सोयाबीन , ज्वार , अरहर, मक्का, 

मूंगफली समान. 


जिला शाजापुर : | मिलीमीटर 
1. मो . बड़ोदिया 
60.0 
2. सुसनेर 

55.6 
3. नलखेड़ा 51.0 
4. आगर 

50.0 
5. बड़ौद 

97.0 
6. शाजापुर 

94.0 
7. शुजालपुर 

51.0 
8. कालापीपल 

58.0 
9. गुलाना 

88.0 


भाग 3 ( 2 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


501 


1 


2 


3 


6 


मिलीमीटर 2 . 


जिला देवास : 
1. सोनकच्छ 
2. टोंकखुर्द 
3. देवास 
4. बागली 
5. कन्नौद 
6. खातेगांव 


5 
3. कोई घटना नहीं . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन अधिक. 6. संतोषप्रद , 
ज्वार , मक्का, कपास कम. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला झाबुआ : 


मिलीमीटर 


2 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


21.2 


1. थांदला 
2. मेघनगर 
3. पेटलावद 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) सोयाबीन अधिक . धान कम . 

मक्का, कपास, मूंगफली, उड़द, 

तुअर समान. 
( 2 ) 


15.0 


11.0 


15.0 


4. झाबुआ 
5. राणापुर 


9.0 


जिला अलीराजपुर : मिलीमीटर 


2 . 


5 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


1. जोवट 


180.6 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) धान , उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. 6. संतोषप्रद. 

ज्वार, मक्का कम. कपास समान. 
( 2 ) 


99.2 


479.0 


2. अलीराजपुर 
3. कट्टीवाड़ा 
4. सोण्डवा 
5. उदयगढ़ 
6. भामरा 


32.0 


195.4 


191.0 


जिला धार : 


मिलीमीटर 


2 . 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) सोयाबीन अधिक, ज्वार, बाजरा , 

मक्का, कपास कम. 


167.6 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


251.0 


290.3 


( 2 ) 


1. बदनावर 
2. सरदारपुर 
3. धार 
4. कुक्षी 
5. मनावर 
6. धरमपुरी 
7. गंधवानी 


146.8 


92.0 


84.7 


105.0 


8. डही 


48.0 


जिला इन्दौर : 


मिलीमीटर 2 . 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


1. देपालपुर 
2. सांवेर 
3. इन्दौर 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


4. महू 


( डॉ . अम्बेडकरनगर ) 


3 . 


जिला प. निमाड़ : 
1. बड़वाह 
2. सनावद 


मिलीमीटर 2. सोयाबीन की फसल में 

इल्ली का प्रकोप . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) 
( 2 ) ज्वार, मक्का, धान , बाजरा, कपास, 

मूंगफली, तुअर समान. 


3. महेश्वर 
4. सेगांव 
5. करही 
6. खरगोन 
7. गोगावां 


8. कसरावद 
9. मुल्ठान 
10. भगवानपुरा 


11. भीकनगांव 
12. झिरन्या 


502 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


5 


6 


2 . 


3. कोई घटना नहीं. 

5. अपर्याप्त. 
4. ( 1 ) गन्ना, कपास, मक्का, ज्वार अधिक . 6. संतोषप्रद , 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला बड़वानी । मिलीमीटर 
1. बड़वानी 

7.6 
2. ठीकरी 

3.0 
3. अंजड 
4. राजपुर 
5. सेंधवा 

2.0 
6. बरला 
7. पानसेमल 

7.0 
8. पाटी 

2.0 
9. निवाली 

12.6 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


*जिला पूर्व निमाड़ 
1. खण्डवा 
2. पंधाना 
3. हरसूद 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला बुरहानपुर : मिलीमीटर 
1. बुरहानपुर 

73.0 
2. खकनार 

312.8 
3. नेपानगर 

329.5 


3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) गन्ना, मूंगफली अधिक . 6. संतोषप्रद, 
तिल, सनहेम्प, कपास , तुअर , मूंग , 

चारा पर्याप्त . 
उड़द कम. 
( 2 ) 


2 . 


3 . 


5 . 


7. .. 


8. पर्याप्त . 


जिला राजगढ़ : मिलीमीटर 
1. जीरापुर 

32.0 
2. खिलचीपुर 49.0 
3. राजगढ़ 

49.8 
4. ब्यावरा 

43.5 
5. सारंगपुर 125.8 


4. ( 1 ) सोयाबीन अधिक, गन्ना, ज्वार कम . | 6. संतोषप्रद , 
मक्का, मूंगफली, तिल समान. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


6. पचोर 


7. नरसिंहगढ़ 


55.0 


2 . 


1 
. 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


जिला विदिशा : | मिलीमीटर 
1. लटेरी 
2. सिरोंज 

8.0 
3. कुरवाई 

3.0 
4. बासौदा 

4.2 
5. नटेरन 

5.0 
6. विदिशा 
7. ग्यारसपुर 

2.0 


0.8 


जिला भोपाल : | मिलीमीटर 


2 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. बैरसिया 


50.3 


3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) 

6. संतोषप्रद, 
( 2 ) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मूंगफली, 

चारा पर्याप्त . 
गन्ना समान . 


2. हुजूर 


40.2 


जिला सीहोर : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5. पर्याप्त 
6. संतोषप्रद , 


7 . 
8. पर्याप्त. 


1. सीहोर 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. आष्टा 


3. इछावर 
4. नसरुल्लागंज 
5 . बुधनी 


भाग 3 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


503 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


3 . 


5 . 


7 . 


4. ( 1 ) 


6 . 


8 . 


( 2 ) 


*जिला रायसेन : | मिलीमीटर 2 . 
1. रायसेन 
2. गैरतगंज 
3. बेगमगंज 
4. गोहरगंज 
5. बरेली 
6. सिलवानी 


7. उदयपुरा 


* जिला बैतूल : 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


1. भैसदेही 
2. शाहपुर 
3. बैतूल 
4. मुलताई 
5. आमला 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


149.4 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


4. ( 1 ) तुअर अधिक. मूंगमोठ, उड़द , 


96.8 


कम. गन्ना समान . 


85.0 


( 2 ) 


जिला होशंगाबाद 
1. सिवनी - मालवा 
2. होशंगाबाद 
3. बाबई 
4. इटारसी 
5. सोहागपुर 
6. पिपरिया 
7. वनखेड़ी 
8. पचमढ़ी 


143.6 


78.0 


54.0 


88.5 


180.6 


जिला हरदा : 


मिलीमीटर | 2 . 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) सोयाबीन समान. 


1. हरदा 
2. खिड़किया 
3. टिमरनी 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


3 . 


7 . 


जिला जबलपुर : मिलीमीटर | 2. 

निल. 


1. सीहोरा 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) धान, सोयाबीन सुधरी हुई. 


8. पर्याप्त . 


2. पाटन 


3. जबलपुर 


4. मझौली 


5. कुण्डम 


जिला कटनी 


.. 


मिलीमीटर 2 . 


7. पर्याप्त . 


44.5 


1. कटनी 
2. रीठी 


8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) 
( 2 ) धान , ज्वार , मक्का, कोदो, राहर, 

तिली, सोयाबीन, उड़द समान. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


42.0 


96.5 


97.0 


3. विजयराघवगढ़ 
4. बहोरीबंद 
5. ढीमरखेड़ा 
6. बरही 
7. बड़वारा 


67.0 


94.0 


135.0 


504 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2012 


[ भाग 3 ( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 . 


8. पर्याप्त . 


जिला नरसिंहपुर : मिलीमीटर 2. 
1. गाडरवारा 

141.0 
2. करेली 

93.0 
3. नरसिंहपुर 45.0 
4. गोटेगांव 

68.0 
5. तेन्दूखेड़ा 56.0 


3. कोई घटना नहीं 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान , ज्वार, उड़द, मूंग , सोयाबीन 6. संतोषप्रद, 
अधिक, मक्का, तुअर कम. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) 


जिला मण्डला : 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


कार्य चालू है. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) 
( 2 ) धान, मक्का, कोदो, तुअर , 

तिल, सन समान. 


मिलीमीटर 2. जुताई एवं बोनी का 
143.5 
76.5 
90.1 
169.8 
53.5 
21.0 


1. निवास 
2. बिछिया 
3. नैनपुर 
4. मण्डला 
5. घुघरी 
6. नारायणगंज 


5 . 


7 . 


जिला डिण्डोरी : 
1. डिण्डोरी 
2. शाहपुरा 


मिलीमीटर 2. जगनी की बोनी का कार्य 
49.8 
47.4 


8. पर्याप्त . 


चालू है . 


3 . 
4. ( 1 ) 
( 2 ) मक्का, धान, सोयाबीन, राहर, 

कोदो - कुटकी, तिल, रामतिल , 
उड़द समान. 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) सोयाबीन , मक्का समान . 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


जिला छिन्दवाड़ा : मिलीमीटर | 2 . 
1. छिन्दवाड़ा 
2. जुन्नारदेव 
3. परासिया 
4. जामई ( तामिया ) 
5. सोंसर 
6. पांढुर्णा 
7. अमरवाड़ा 
8. चौरई 
9. बिछुआ 


मिलीमीटर 2 . 


115.0 


5. पर्याप्त . 


जिलासिवनी : 
1. सिवनी 
2. केवलारी 
3. लखनादौन 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


76.0 


6. संतोषप्रद , 


3 . 
4. ( 1 ) धान, मक्का, तुअर, मूंगफली, 

गन्ना अधिक . ज्वार, बाजरा, 
कोदो- कुटकी, उड़द, मूंगमोंठ , 

तिल, सोयाबीन, कपास, सन कम . 
( 2 ) 


51.0 


चारा पर्याप्त. 


4. बरघाट 


73.0 


5. कुरई 


149.0 
52.0 


6. घंसौर 
7. घनोरा 


70.2 
68.9 


8. छपारा 


जिला बालाघाट : 


मिलीमीटर 2. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


62.8 


3 . 
4. ( 1 ) 
( 2 ) धान, मक्का, कोदो- कुटकी, 

तुअर , गन्ना समान. 


5. अपर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


47.3 


116.0 


1. बालाघाट 
2. लाँजी 
3. बैहर 
4. वारासिवनी 
5. कटंगी 
6. किरनापुर 


99.2 


89.8 


टीप.-- * जिला गुना, सतना, रीवा, पूर्व- निमाड़ , रायसेन, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं . 


राजीव रंजन , 

आयुक्त, 
भू - अभिलेख, मध्यप्रदेश . 


( 629 ) 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2012. 


